वास्तविक महापुरुष के प्रति हमारी वास्तविक शरणागति हो जाए यानी वास्तविक श्रद्धा
होने पर तो ये 3 चीज हो गई वास्तविक सत्य श्रद्धा सत्य महापुरुष और सत्य शरणागति
भागवत प्राप्ति से रोक सके ये हो सकता है इस जन्म में नहीं हो अगले जन्म में हो
जाएगी ऐसी कौन सी हमको हर बड़ी है अरे जीव तो नित्य है ये तो प्रश्न ही नहीं कि इस
जन्म में न हुआ तो कभी नहीं होगी ऐसे ब्लॉक तो है नहीं अगर हमने इस जन्म में 75
फीसदी प्राप्त कर लिया है साधना तो पचीस फीसदी जो बाकी है अगले जन्म में हो जाएगी
तो अगर सच्ची श्रद्धा हो और सच्ची शरणागति हो गुरु के प्रति बस और कुछ न पढ़ना है न
सुनना है न कहीं जाना है किसी बाबा के पास बस साधना करना है 1 श्रद्धा, 1 गुरु, 1
इष्टदेव जितना समय हमारे जीवन का होगा इसी में लगाएंगे तो ऐसा करते रहने से अभ्यास
करने से फिर मृत्यु के बाद ये तो पक्का है कि भगवत प्राप्ति अगर नहीं हुई है तो
फिर हम किसी महापुरुष के संपर्क में अपने आप आयेंगे भगवान करा देंगे और जो बच्चा
है वो पूरा हो जाएगा और सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी
